782 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV . 18 , 2003 ( KRTK. 27 , 1925 SAKA) 


[ PARTI 


गृह विभाग 


दिनांक 5 नवम्बर , 2003 


संख्या 12234/ पी -4 .--- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भौण्डसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गावां में रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के बीच 
प्रादेशिक प्रशिक्षण संव्यूह की स्थापना के लिए भूमि अपेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की 
धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, गृह विभाग , अधिसूचना संख्या 12524/ पी0-4 , दिनांक 11 अक्तूबर, 2002, को प्रकाशित की गई है, 
इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ! 


, 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, गुड़गावां के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


आयत 


खसरा 


क्षेत्रफल 


हदबस्त 
संख्या 


संख्या 


संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


गुड़गावां 


सोहना 


भौंडसी 


168 


3 


6/1 


1 


19 


4 


10 


1 


17 


8 


0 


12 


5 


7 


13 


1 


6 


17 


3 


5 


18 


8 


8 


19 


8 


0 


20 


8 


0 


21 


7 


7 


11 


22 


6 


-- 


23 


6 


14 


24/1 


4 


2 


25 


6 


18 


77 


8 


कुल क्षेत्र : 


क्षेत्र : ७ एकड़ 5 कनाल 8 मरला 


, 


प्रमिला ईसर, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग । 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV. 18 , 2003 (KRTK . 27 , 1925 SAKA ) 


783 


HOME DEPARTMENT 


The 5th November , 2003 


No. 12234 / P - 4.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by 
the Government, at public expense , for a public purpose, namely , for establishment of Regional Training Complex on 
the land between Recruits Training Centre and Central Reserve Police Force for Recruits Training Centre in Bhondsi, 
Tehsil Sohna , District Gurgaon , for which Haryana Government, Home Department, notification No. 12524 /P - 4 , dated 
the 11th October, 2002 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), has been published , it is 
hereby declared that the land described in the specifications below is needed for the above purpose. 


Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 


This declaration is made under the provisions for 
(Act 1 of 1894 ) for the information of all to whom itmay concern . 


Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition 
Collector, Gurgaon . 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No. 


Rectangal Khasra No. 
No. 


Area in 
Kanals Marlas 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Gurgaon 


Sohna 


Bhondsi 


168 


3 


6/1 


11 


19 


4 


10 


1 


17 


11 


8 


0 


12 


5 


7 


de 


13 


6 


17 


3 


5 


18 


8 


8 


19 


8 


0 


20 


8 


0 


21 


7 


22 


6 


panas 


23 


6 


24/1 


4 


2 


25 


6 


18 


77 


8 


Total Area : 


9 Acre 5 Kanal 8 Marla 


PROMILLA ISSAR , 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Home Department. 


